C 


Mint 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
7 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 202 राँची, बुधवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 
13 फरवरी, 2017 ई० 


संख्या - 16 / थाना-02/ 2017 -892-- दिनांक 16 फरवरी, 2017 एवं दिनांक 17 फरवरी , 2017 


को राची में आयोजित होने वाले Global Investor Summit 2017 के मद्देनजर अपराध नियंत्रण एवं 


विधि -व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 13 फरवरी, 2017 से दिनांक 25 फरवरी , 2017 तक की अवधि 
के लिए राँची जिला के सदर थानान्तर्गत ग्राम होटवार में अस्थायी खेलगाव थाना एवं डोरण्डा 
थानान्तर्गत बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा में अस्थायी एयरपोर्ट थाना, राची को निम्नरूपेण अधिसूचित 


किया जाता है 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 7 मार्च, 2018 


2. अस्थायी थाना एवं उनमें सम्मिलित क्षेत्र 


क्रम 


अस्थायी थाना का नाम 


सम्मिलित क्षेत्र 


खेलगाव अस्थायी थाना 


सुगनु , कालोनी, डुमरदग्गा, दीपाटोली, कादीटोला, खटंगा , 
लालगंज, पेरतौल, होटवार , महुआ टोली, वकाई टोली, 
| पाहन टोली, आनन्द बिहार , गाड़ी गाव 


एयरपोर्ट अस्थायी थाना 


हराबंड़ , छोटा घाघरा, हण्डरू, खोखमाटोली, साकेत नगर , 
बीर कुंवर सिंह कालोनी, पोखरटोली, हेथु, गुरारू मुहल्ला , 
चन्दाघासी, कुटेटोली, ओबरिया, टोनको, लोधमा, मरियातु , 
इथे, हेथु, चुरू 


3. Global Investor Summit 2017 हेतु प्रस्तावित 02 नये अस्थायी थानों में किसी तहर का 
अपराध अनुसंधान का कार्य नहीं होगा | ये थाने मात्र विधि - व्यवस्था संधारण हेतु क्रियान्वित होगे | 


4 . 
5. 


अधिसूचना संख्या - 868, दिनांक 13 फरवरी , 2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कैलाशपति प्रसाद श्रीवास्तव , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 202 -- 50 


